372 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR. 18, 2008 ( PHGN. 28 , 1929 SAKA) 


PART I 


DIRECTORATE OF CONSOLIDATION OF HOLDINGS 


The 5th March, 2008 


No. EA4 / 724. - With the object of Consolidation of Holding in the under mentioned estates for the 


purpose of better cultivation of lands therein , the Director, Consolidation of Holdings, Haryana in exercise of 
powers conferred by Sub -section ( 1) of the Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention 
of Fragmentation ) Act, 1948 as delegated to him by the Punjab Government Notification No. 3435 - D -50 / 3155 , 
dated 22nd July , 1950 hereby declares the intention of the State Government to make up a scheme for consolidation 
of the following estates on the demand of the right holders. 


Sr. No. 


Name of Village 


H. No. 


Area in Acres 


District 


1 . 


Bishangarh 


55 


1098 


Karnal 


Chandigarh : 
The 28th February , 2008 


RAJEEV RANJAN , 
Director , Consolidation of Holdings , 

Haryana , Chandigarh . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर अधिसूचना 


दिनांक 26/28 फरवरी, 2008 


क्रमांक 46- ज- 2-2008/7632. - श्री कत्था सिंह पुत्र स्व ० श्री ज्योति सिंह गांव धरसू , जिला व तहसील नारनौल को पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए), (1ए) तथा 3(1 ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 313- ज-1-1978/ 9616 , 
दिनांक 3 अप्रैल, 1978 द्वारा 150 / - रुपये वार्षिक की दर से युद्ध जागीर मंजूर की गई थी । इसके पश्चात् सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 300 / - रुपये वार्षिक , अधिसूचना क्रमांक 2944- ज-2-93/15918, दिनांक 
26 जून , 1993 द्वारा 1000/- रुपये वार्षिक तथा इसके पश्चात् अधिसूचना क्रमांक 1434- ज- 2-2002/ 9460, दिनांक 12 जून , 2002 द्वारा 
5000/ - रुपये वार्षिक की दर से इस युद्ध पुरस्कार अनुदान में संशोधन किया गया था । 


2. अब श्री कत्था सिंह की दिनांक 7 नवम्बर , 2007 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , उपरोक्त अधिनियम 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुये इस जागीर को स्व ० श्री कत्था सिंह की पत्नी श्रीमती बलबीर कौर के नाम खरीफ 2007 से 5000 /- रुपये वार्षिक की संशोधित 
दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


एस ० सी ० गोयल , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 6 फरवरी, 2008 


संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार , 
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग 


